रजिस्ट्री सं . डी . (ो . एन . )-12 


REGISTERED No. D . ( D . N.)- 72 


- 


तर: 


- 


- 


" 


. 


4 


मामय 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड - उप - खण्ड ( i ) 
PART II - Section 3 - Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


सं० 470 
No. 470 ] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार, अक्तूबर 14, 1982/ प्राश्विन 22, 1904 
NEW DELHI, THURSDAY , OCTOBER 14 , 1982 /ASVINA 22, 1904 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह भलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separate paglog la glven to thl. Part lo order that it may be filled as a reparate completion 


MINISTRY OF FINANCE 


वित मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 


( Department of Revenue ) 


अधिसूचना 


NOTIFICATION 


नई दिल्ली, 14 अक्तूबर , 1982 


New Delhi, the 14th October, 1982 


का० आ० 742 ( अ): - केन्द्रीय सरकार स्वर्ण (नियंत्रण ) अधिनियम , 
1968 ( 1968 का 45) की धारा 27 को उपधारा ( 6) के साथ 
पठित धारा 114 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, स्वर्ण नियंत्रण 
( व्यवहारियों का अनुज्ञापन ) नियम , 1969 का और संशोधन करती है 
प्रर्थात् - - 
___ 1. ( 1 ) इन नियमों का सक्षिप्त नाम स्वर्ण नियंत्रण ( मवहारियों 
का अनुज्ञापन ) संशोधन नियम, 1982 है । 


S. 0 . 742 ( E ). In exercise of the powers conferred by section 
114 , read with sub -section (6 ) of section 27 of the Gold 
( Control ) Act , 1968 ( 45 of 1968) the Central Government 
hereby makes the following rules further to amend the Gold 
Control ( Licensing of Dealers ) Rules, 1969, namely : 


1. ( 1 ) These rules may be called the Gold Control ( Licen 
sing of Dealers ) Amendment Rules , 1982 . 


( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवन होंगे । 


( 2 ) They shall come into force on the date of their publi 
cation in the Official Gazette . 


2. स्वर्ग नियंत्रण ( व्यबहारियो का अनुमापन ) नियम , 1969 के , 
नियम 3 के बण्ड ( क ) में, "भारह मास " शब्दों के स्थान पर, " छत्तीस 
माम " शम्द रचे जाएंगे । 


2. In the Gold Control ( Licensing of Dealers ) Rules, 1969, 
in rule 3, in clause (e ) for the words "twelve months ", the 
words "thirty -six months " shall be substituted . 


[ मं० एफ . 132/ 34/ 80 मोसी- II - सं6/ 82 ) 


[ F , No . 132| 34[ 80- GC. II - No. 6 /82] 


845GI/82 


0 Act, 1968. * wing rules furtheMal 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [ PART II - SEC . 3(ii )] 

- - - - - - - 

- - - - - - 
का० आ० 743 ( अ ): - केन्द्रीय सरकार, स्वर्ण (नियंत्रण ) अधिनियम , S . O . 743( E ) . — In exercise of the powers conferred by section 
1968 ( 1968 का 45 ) को धाग 114 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

114 of the Gold ( Control ) Act, 1968 ( 45 of 1968 ) , the Cen 

trul Government hereby makes the following rules further to 
प्रयोग करते हुए, स्वर्ण नियत्रण ( पम्प , फीम और प्रकीर्ण विषय ) नियम , 

amend the Gold Control (Forms, Fees and Miscellaneous Mal 
1988 का और गंगोधन करने के लिए निम्नलिखिन नियम बनाता है , 

ters ) Rulcs, 1968 , namely: -- 
अर्थात् 
1. ( 1 ) इन नियमों का मंक्षिप्त नाम अर्ण नियंत्रण ( प्रमप , फीस 

1 ( 1 ) These rules may be called the Gold Control ( Toms, 

Fees and Miscellaneous Matters ) Amendment Rules , 1982 . 
और प्रकीर्ण विषय ) मंगोधन नियम , 1982 है । 

(2 ) They shall come into force on the date of their publi 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रथ न लागे । 

cation in the Official Gazette . 


2. उक्त नियमों के नियम 6 के उपनियम ( 3 ) के स्थान पर . 
निम्नलिखित उपनियम रम्मा गाएगा, अर्थात् --- 


2 . In rule 6 of the said rules, for sub -rule ( 2 ), the following 
sub - ule shall be sulystituted , namely : 


" ( 2 ) इस प्रकार जारी की गई अनु -िन तीन वर्ष से अधिक प्रधि 

के लिए विधिमान्य होगी और उम वर्ष के जिसमें उनकी 
विधिमान्यता समान होती है, 31 दिसम्बर को समाप्त हो 
जाएगी । " 


" ( 2 ) The licence so jasued shall be valid for a period not 

excccding thrce ycars and shall expiic on the 31st day 
of December of the year in which its validity cipires." 


3. उक्त नियमों के परिशिष्ट में प्राप स० छ. घ , 6, मे उपाबद्ध 
अनुसूची को मद 13 में , “ 12 माम " अफ और शब्द के स्थान पर "36 
मास " अंक और शब्द र जागे। 


3. In the Appendix to the said rules, in the Schedule attached 
to Form No . G . S. 6, in item 13, for the figures and letter 
" 12 months” , the figures and letter " 36 months” shull he sub 
stituted. 


[ सं० एफ० 132/ 34/ 80 जीमी-]I -मं० 7/ 82] 

बी . के . बमणी , उर मचिव 


[ F . No . 132/ 34 , 80 - GC.IJNU.7 / 821 

B . K . BAKSHI. Dy. Secy. 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVT. OF INDIA PRESS , RING KOAD , NEW DELHI- 110064 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLI ER OP PUBLICATIONS, DELHI-110054 , 1982 


